सबसे ताकतवर कौन है? 


वैलेरी सुसलोव 


हिंदी: अरविन्द गुप्ता 


एलेक हमेशा एंटोन से हमेशा सवाल पूछता रहता था. 


"आसमान कितना ऊँचा है?" 
"कौन ज़्यादा गहरा है - समुद्र या महासागर?" 
"क्या हम धरती में एक छेद खोदकर दूसरी तरफ़ जा सकते हैं?" 


आज भी, एलेक उछल्न-कूद करते हुए एंटोन के साथ चलने की 
कोशिश कर रहा था ओर लगातार सवाल पूछ रहा था, "कौन अधिक 
ताकतवर है, हाथी या व्हेलहर और सबसे ताकतवर कौन है?" 


खा 2 
+765 
4 हट 
/ न 
एंटोन जल्दी में था. वह अब बड़ा हो गया था और उसके 
पास करने के लिए बहुत सारे काम थे. लेकिन एलेक अपने 
सवाल पूछता ही रहा. 
"मुझे बताओ सबसे ताकतवर कौन है?" 
"वहाँ पर तुम वो क्रेन देख रहे हो?" एंटोन ने कहा. "क्रेन 3 


रेलवे कोच को उठा रही है. इसका मतलब है कि क्रेन हाथी 
या व्हेल को किसी पंख की तरह आसानी से उठा सकती है." 
यह कुछ ऐसी बात थी जिसके बारे में एलेक ने कभी सोचा 
नहीं था. वह कुछ पल चुप रहा लेकिन उसने फिर से पूछा, 
"लेकिन क्रेन से ज़्यादा ताकतवर क्या कुछ है, एंटोन?" 


"तुम पचास मालवाहक गाड़ियों को खींचते हुए वह नीला इलेक्ट्रिक इंजन देख 
रहे हो? वे सभी डिब्बे बहुत ऊपर तक लदे हुए हैं. इसका मतलब है कि इंजन 
क्रेन से बहुत ज़्यादा मज़बूत है, है न?" 

"हाँ," एलेक ने धीरे से जवाब दिया. "तो फिर इलेक्ट्रिक इंजन से ज़्यादा 
मज़बूत क्या है?" 


"वहाँ देखो," एंटोन ने एलेक को उठाकर तटबंध की रेलिंग पर खड़ा करते हुए 
कहा. "देखो उस जहाज़ को लोड किया जा रहा है? जहाज़ उन लकड़ी के तनों, 
गांठों, बैरलों और टोकरों को समुद्र के पार बहुत दूर ले जाएगा. उसमें इतना बड़ा 
गोदाम है कि यह पच्चीस रेलगाड़ियाँ ले जा सकता है. शायद तीस भी. वो उन 
सभी को समुद्र के पार ले जाएगा." || 


यह सोचने वाली बात थी. एलेक ने 
अब रस्सी कूदना बंद कर दी. "एंटोन, 
लेकिन उनमें से सबसे मज़बूत कौन है? 
सबसे मज़बूत?" 

"मुझे परेशान करना बंद करो, एलेक. 
तुम खुद ही पता लगाने की कोशिश करो." 


एलेक ने बहुत सोचा, लेकिन वो कुछ तय नहीं कर पाया. 
"चलो, मुझे बताओ," उसने आखिरकार कहा. 


"क्रेन को उसकी लम्बी बूम को उठाने के लिए कौन मजबूर करता है? 
क्रेन से कौन काम करवाता है?" 


"मुझे पता है! क्रेन ऑपरेटर!" 


अं 75025 ९२ 
हर 0७०३४ ९ + चर 
श्र हर 
; प्छ 


६ 8: ज्््क्न्क0- ८ “ | रे 
कद हु बच | 
- ४] ८ 2.०: ७३०० हे पं ९ 4० «जे हे 
कक: बंप 900 | 2 4 हु : 
जय हब 4 ७>22>जलढ: पक “०2४८६: «3२ ४० की ४: है । 
ह 44 कप 
(किलर कफ हा के पड । ॥ ५ ई 
६ पर 5 औ« ४०९) | 


"जहाज को समुद्र पार कराने 
के लिए तम्हें क्या चाहिए?" 


७ । 


"मझे पता है! एक कप्तान 


रा । 


और चालक दल!" 


"और इस क्रेन, इलेक्ट्रिक इंजन और जहाज किसने बनाया है?" 
"लोगों ने." 


"अच्छा, तो फिर, सबसे ताकतवर कौन है?" 
"लोग हैं." 


